रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD NO . DL -33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 1 , 2000 / श्रावण 10 , 1922 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2000 /SRAVANA 10 , 1922 


सं . 511 ] 
No. 511 ] 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2000 
का . आ . 718 ( अ ) - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आo 637 ( अ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1) और ( 2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 
और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग ) के आदेश सं० का० आ० 562 ( अ ), तारीख 21 जून , 1995 
को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 
और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 

सारणी 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम कीमत 


1 


2 


13.46 


"1. ट्राईमिथोपिरिम और 

सल्फामिथोक्साजोल संस्पैशन 
2. ट्राईमिथोपिरिम और 

सल्फामिथोक्साजोल संस्पैशन 


प्रत्येक 5 मिलि में है 
ट्राईमिथोपिरिम 40 मिग्रा. 100 मिलि की बोतल 
सल्फामिथोक्साजोल 200 मिग्रा. एम. कप सहित 

ट्राईमिथोपिरिम 40 मिग्रा. 60 मिलि की बोतल 
सल्फामिथोक्साजोल 200 मिग्रा. एम. कप सहित 


9.84 


2116 G / 2000 


56.34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ___ _ [ PART II - SEC 3(ii)] 

प्रत्येक गोलियों में है 
3. ट्राईमिथोपिरिम और ट्राईमिथोपिरिम 160 मिग्रा. 10 का 

10.16 
. सल्फामिथोक्साज़ोल गोलियां सल्फामिथोक्साजोल 800 मिग्रा. पत्ता /ब्लिस्टर . 
4. ट्राईमिथोपिरिम और 

ट्राईमिथोपिरिम 80 मिग्रा. 10x10 का 
सल्फामिथोक्साज़ोल गोलियां सल्फामिथोक्साजोल 400 मिग्रा. पत्ता / ब्लिस्टर 
ट्राईमिथोपिरिम और 

ट्राईमिथोपिरिम 20 मिग्रा. 10x10 का — 16.90 
सल्फामिथोक्साज़ोल गोलियां सल्फामिथोक्साजोल 100 मिग्रा. पत्ता /ब्लिस्टर 
6. ट्राईमिथोपिरिम और 

ट्राईमिथोपिरिम 90 मिग्रा. 10x10 का 
सल्फाडाईजीन गोलियां 

सल्फाडाईजीन 410 मिग्रा. पत्ता / ब्लिस्टर 


75. 40 " 


[ कां . सं./ 39 / 2000 / फा . सं . 8 ( 28 )/ 2000 / डी . पी ./ एनपीपीए - डिवी.II ] 


एस. के. भट्ट , उपनिदेशक 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 


(National Pharmaceutical Pricing Authority) 

ORDER 


New Delhi, the 1st August, 2000 


S . 0 . 718( E ).--- In exercise of the powers, conferred by sub - paragraph (1 ) and ( 2 ) of paragraph 9 
and paragraph 11 of the Drugs ( Prices Control ) Order, 1995 read with S. O . No. 637 ( E), dated the 4th 
September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , and 
in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilisers, 
(Department of Chemicals and Petrochemicals ) No. S . O . 562 (E ), dated 21th June , 1995 , in so far as it 
relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of things done or omitted 
to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the 
prices as specified in column (5 ) of the table below as the ceiling price exclusive of excise duty , and 
local tax , if any, for scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the 
said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in column 
( 3) and ( 4 ) thereof : 


Table 


SI . 


Name of the formulation 


Strength 


No . 


Pack 
Size 
( 4 ) 


Ceiling Price 

( Rs . ) 
(5) 
(5 ) 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


_ 


"1 . 


Trimethoprim and 
Sulphamethoxazole Susp . 


Each 5ml contains 

Trimethoprim - 40mg 100ml Bottle 
Sulphamethoxazole - 200mg with M . Cup 


13. 46 


2. 


9 .84 


Trimethoprim and 
Sulphamethoxazole Susp . 


Trimethoprim - 40mg 60mlBottle 
Sulphamethoxazole - 200mg with M . Cup 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


3 . 


Trimethoprim and 
Sulphamethoxazole Tablet 


Each Tab contains 
Trimethoprim - 160mg 
Sulphamethoxazole - 800mg 


10 s St/BI 


10 .16 


Trimethoprim and 
Sulphamethoxazole Tablet 


Trimethoprim - 80mg 10 x 10 s Su/BI 
Sulphamethoxazole - 400mg 


56. 34 


Trimethoprim and 
Sulphamethoxazole Tablet 


Trimethoprim- 20mg 10 x 10 s St/ Bl 
Sulphamethoxazole- 100mg 


16. 90 


6 . 


Trimethoprim and 
Sulphadiazine Tablet 


Trimethoprim - 90mg 
Sulphadiazine -410mg 


10 x 10 s St/B1 


75 . 40 


| PN/ 39/ 2000 / F. No. 8 (28)/ 2000/ D . P./ NPPA- Div.In 


S. K . BHATT, Dy Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 1 अगस्त , 2000 
का . आ . 719( अ ) - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आ० 637( अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1 ) और (2 ) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 
और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग) के आदेश सं० का० आ० 628( अ), तारीख 12 जुलाई, 1995 
को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) और (4) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 

और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 

सारणी 


क्र . सं . विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार अधिकतम कीमत 


1 


2 


"]. पैन्टाज़ोसिन इन्ज० 


5 .22 


1 मिलि का 
एम्पयूल 


2. पैन्टाज़ोसिन इन्जै० 


प्रत्येक मिलि में है 
पैन्टाजोसिन 30 मिग्रा. 
( लेकटेट के रुप में ) 
पैन्टाजोसिन 30 मिग्रा . 
( लेकटेट के रुप में ) 
पैन्टाज़ोसिन 30 मिग्रा. 
( लेकटेट के रुप में ) 


41 . 78 


8x1 मिलि का 

एम्पयूल 
100x1 मिलि का 

एम्पयूल 


3. 


पैन्टाज़ोसिन इन् – ० 


522. 00 " 


[ कां . सं ./ 39 / 2000 / फा . सं . 8 ( 28 )/ 2000/ डी. पी./ एनपीपीए -डिवी. II ] 


एस. क . भट्ट, उपनिदेशक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - - Sec , 3 ( 1 )] 


ORDER 
New Delhi, the 1st August, 2000 


S . O . 719 ( E ). In exercise of the powers , conferred by sub - paragraph ( 1 ) and (2 ) of paragraph 9 
and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order , 1995 read with S . O . No. 637 ( E ), dated the 4th 
September , 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and 
in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilisers, 
(Department of Chemicals and Petrochemicals ) No. S . O . 628 (E ), dated 12 " July , 1995 , in so far as it 
relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of things done or omitted 
to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the 
prices as specified in column (5 ) of the table below as the ceiling price exclusive of excise duty , and 
local tax , if any , for scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the 
said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in column 
(3 ) and (4 ) thereof : 


Table 


Strength 


Sl. 
No. 
(1) 


Name of the formulation 
(2) 


Pack 
Size 


Ceiling Price 

(Rs.) 


( 3 ) 


“ 1, 


Pentazocine Inj. 


Each ml contains 
Pentazocine - 30mg 

(As Lactate ) 


5 . 22 


1 ml 
Ampoule 


Pentazocine Inj. 


41.78 


Pentazocine - 30mg 

(As Lactate ) 


8x1 ml 
Ampoule 


Pentazocine Inj. 


522. 00" 


Pentazocine -30mg 

(As Lactate ) 


100x1 ml 
Ampoule 


(PN /39/ 2000 / F No . 8 (28 )/2000 / D .P ./NPPA -Div .II] 


S. K . BHATT, Dy. Director 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


आदेश 


नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2000 


का . आ . 720( अ ) - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आo 637( अ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 
और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग ) के आदेश सं० का० आ० 349 ( अ), तारीख 19 अप्रैल, 1995 
को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 

और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर , यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 

सारणी 


- 


- 


- 


- 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार अधिकतम कीमत 


( रु .) 


- 


- 


12 


3 


5 


प्रत्येक वाइल में है 


27. 94 " 


"1. स्ट्रेपटोमाइसिन सल्फेट और स्ट्रेपटोमाइसिन सल्फेट 

1 वाइल 
पैनिसिलिन इन्ज 

2.5 ग्रा . बेस के बराबर | 20 मिलि का 
पैनिसिलिन जी सोडियम-5 लाख यूनिटस (5 डोज वाइल ) 
प्रोकेन पैनिसिलिन जी आई.पी.-15 लाख यूनिटस 


- 


[ कां . सं ./39 / 2000 / फा . सं . 8 ( 28 )/ 2000/ डी. पी ./ एनपीपीए- डिवी.II ] 


एस. के. भट्ट, उपनिदेशक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC , 3 ( ii) ] 


ORDER 


New Delhi, the 1st August, 2000 


S .O . 720 (E ).- In exercise of the powers, conferred by sub -paragraph (1 ) and (2 ) of paragraph 9 
and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 read with S . O . No . 637 (E ), dated the 4th 
September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , and 
in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilisers, 
(Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S . O . 349( E ), dated 194h April, 1995 , in so far as it 
relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of things done or omitted 
to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the 
prices as specified in column (5 ) of the table below as the ceiling price exclusive of excise duty, and 
local tax , if any , for scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the 
said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in column 
(3 ) and ( 4 ) thereof : 


Table 


Strength 


Sl. 
(1) 


No. 


Name of the formulation 
(2) 


Pack 
Size 


Ceiling Price 

(Rs.) 
(5 ) 


(3) 


NE 


“ 1. 


27. 94 " 


Each vial contains 
Streptomycin Sulphate and Streptomycin Sulphate 1 vial of 20ml 
Penicillin Inj. 

. eq . to base 2 .5gm (5 dose vial) 
Penicillin G Sodium -5 lacs units 
Procaine Penicillin G IP - 15 lacs units 


(PN /39 /2000 /F . No. 8 (28 )/2000 /D .P./NPPA - Div. II] 


S .K . BHATT, Dy. Director 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


